निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना 180) पटना, बैशाख 1933410 2009 


( सं0 पटना 180 ) 


9 वैशाख 1931 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 29 अप्रील 2009 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


अधिसूचना 
28 अप्रील 2009 


सं० अ0सं0क0-10-1017 /96 - 75 — अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिसूचना सं0-964, दिनांक 30 .09. 2008 के 
द्वारा बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के प्रशासक के पद पर सैयद अमानत हुसैन , पिता-स्व0 सैयद मो0 याहिया , मदरसा 
सुलेमानिया, नवाब बहादुर रोड, पटना सिटी, जिला- पटना को योगदान की तिथि से छः माह के लिए या वक्फ बोर्ड के गठन 
होने तक जो भी पहले हो नियुक्त किया गया था । परन्तु वक्फ बोर्ड के गठन नहीं होने के फलस्वरूप सैयद अमानत हुसैन 
को बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के प्रशासक के पद पर अगले छः माह के लिए या वक्फ बोर्ड के गठन होने तक जो भी 
पहले हो , कार्यकाल अवधि का विस्तार किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

एम0 ए0 एजाजी, 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 180 -571 + 50 - डी०टी०पी० । 


